रजिस्ट्री सं. डी. एल. -33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTEREDNo. D.L. -- 33002/ 99 


दिल्ली राजपन 


RIKA 


सत्यमेव जयते 


elhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं 149 ] 
No. 149 ] 


दिल्ली, सोमवार , सितम्बर 3 , 2012 / भाद्र 12 , 1934 
DELHI, MONDAY , SEPTEMBER 3, 2012/ BHADRA 12 , 1934 


[ रा. रा . रा . क्षे.दि . सं . 134 

IN. C. T. D . No . 134 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


भूमि व भवन विभाग 

विशिष्ट विवरण 
अधिसूचना 

बसई दारापुर 
दिल्ली, 3 सितम्बर , 2012 

प्रोपर्टी नं . 

क्षेत्र ( वर्ग मी. ) स्थान 
फा . सं. 7 ( 12) 11 / भू . व भ . / भू अ / एम. आर. टी. एस ./ अरेना एनिमेशन ( भ. तल ) प्रोपर्टी 9.33 राजौरी गार्डन 
9074. ---- जबकि दिल्ली के उप - राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नं. ए - 28ए . राजौरी गार्डन चौक 
सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा यमुना 

एटलस ग्लास कंपनी ( भू. तल ) प्रोपर्टी 7.53 राजौरी गार्डन 
विहार - मुकुन्दपुर कोरीडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट फेस - III , नई दिल्ली के 

नं . ए - 28ए , राजौरी गार्डन चौक 
निर्माण हेतु प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित 

जनक ब्यूटी शॉप ( भूतल ) प्रोपर्टी 48. 10 राजौरी गार्डन 
किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि 

नं. ए - 1 , राजौरी गार्डन चौक 
अधिग्रहण किया जाना संभावित है । 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए. टी. एम . 20.0 राजौरी गार्डन 
यह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 

( भूतल ) प्रोपर्टी नं. ए- 1 , राजौरी 
की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अधीन सर्वसम्बंधित के लिए 
प्रचालित की जाती है । 

गार्डन चौक 

सीढियां ( भू.तल ) प्रोपर्टी नं. ए- 28ए , 
पूर्वोक्त धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के 

2. 25 राजौरी गार्डन 

राजौरी गार्डन चौक 
उपराज्यपाल तत्समय कार्यरत अधिकारियों को उनके कर्मचारियों एवं 
कामगारों सहित इलाके में किसी भी भूमि में प्रवेश करने व सर्वेक्षण 

सीढियां ( भू. तल ) प्रोपर्टी नं. ए- 1 , 11. 25 राजौरी गार्डन 
करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमति प्राप्त सभी अन्य कार्य 

राजौरी गार्डन चौक 
करने के लिए सहर्ष प्राधिकृत करते हैं । 

कुल क्षेत्र 

98. 46 
उपराज्यपाल इससे भी संतुष्ट हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध इस भूमि पर लागू हैं , उक्त धारा 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
की उप - धारा ( 4 ) के अधीन सहर्ष यह भी निर्देश है कि धारा 5क के 

विनय कुमार , अतिरिक्त सचिव ( भू. व भ. ) 
उपबंध लागू नहीं होंगे । 
3288 DG/ 2012 


- 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


(Part IV 


खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग 

BIGYT . 
Fami, 3 figo , 2012 
T. . 45 ( 138 ) / 3119 . 94 / 2012 / 49.13 
26. - - GE e CI HA 3 2H , 2006 ( 2006 ! 34 ) 
धारा 36 की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में आयुक्त , खाद्य सुरक्षा 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसके द्वारा निम्नलिखित पदनामित 
अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समूचे क्षेत्र के लिए 
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों के लिए 
पदनामित अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं , अर्थात् : 

1. Sit Huna ohr TCT 
2 . SÍ TIM MIST 
3. श्री पवन भटनागर 
4. st UT. TA . DEN 
5 . श्री अरुण कुमार गुप्ता 
6. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा 
7. श्री सुनिति कुमार गुप्ता 

के. जे. आर. बर्मन , आयुक्त , खाद्य सुरक्षा 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATION 
Delhi, the 3rd September, 2012 

F. No. 7 (12 )/ 11/ L & B /LA /MRTS/ 9074 . — Whereas 
it appears to the Lt.Governor, Delhi that land is likely to 
be required to be taken byGovernment at the public expense 
for construction of Yamuna Vihar-Mukundpur Corridor of 
Delhi MRTS Project Phase -III . It is hereby notified that 
the land in the locality described below is likely to be 
acquired for the above purpose . 

The notification is made under the provisions of 
sub - section (1 ) of Section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom itmay concem . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid 
Section , the Lt. Governor, Delhi is pleased to authorize the 
Officers for the time being engaged in the undertaking 
with their servants and workmen to enter upon and survey 
the land in the locality and do all other acts required or 
permitted by that section . 

The Lt. Governor, Delhi is satisfied also that 
provisions of sub - section (1) of Section 17 of the said Act 
are applicable to this land and is further pleased under 
sub - section (4 ) of the said Section to direct that all the 
provisions of Section 5A shall not apply. 

SPECIFICATION 
BASAI DARAPUR 
Property No . 

Area 

Locality 

(Sq.Mtr.) 
Arena Animation (Ground Floor) 9 .33 RajouriGarden 
Property No. A - 28 - A ,Rajouri 
Garden Chowk 
Atlas Glass Company (Ground 7.53 RajouriGarden 
Floor ) Property No. A - 28 - A , 
Rajouri Garden Chowk 
Janak Beauty Shop (Ground 48. 10 Rajouri Garden 
Floor) Property No. A -1, Rajouri 
Garden Chowk 
SBIATM (Ground Floor ) Property 20.0 RajouriGarden 
No. A - 1,RajouriGarden Chowk 
Stairs (Ground Floor) Property 2.25 Rajouri Garden 
No. A -28- A , Rajouri Garden Chowk 
Stairs (Ground Floor ) Property 11 .25 RajouriGarden 
No. A -1, Rajouri Garden Chowk 
Total Area 

98 .46 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
VINAY KUMAR , Addl. Secy. ( L & B ) 


DEPARTMENT OF FOOD SAFETY 


ORDER 


Delhi, the 3rd September, 2012 
F. No. 45 (138 )/DoFS/Admn ./ 2012 /4913 - 26 . - In 
pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 36 of the Food 
Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006 ), the 
Commissioner of Food Safety, National Capital Territory 
of Delhi, hereby, appoints the following as Designated 
Officers under the Food Safety and Standards Act, 2006 
for the entire area of National Capital Territory ofDelhi, 
namely : 

1. Sanjeev Kumar Gupta 
2. Shyam Lal 
3. Pawan Bhatnagar 
4 . P. N . Khatri 
5. Arun Kumar Gupta 
6. Surender Kumar Sharma 
7. Suniti Kumar Gupta 

K . J. R. BURMAN , Commissioner (Food Safety ) 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


